रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.-33004/99 


HT 
- CE 


7 


. 


भा 


सनामंव जगत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जून 30 , 2016 / आषाढ़ 9 , 1938 
NEW DI 
NEW DELHI, THURSDAY , JUNE 30, 2016 /ASADHA 9 , 1938 


सं . 450 ] 
No. 450 ] 


पोत परिवहन मंत्रालय 

(पत्तन स्कंध) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 30 जून, 2016 
सा . का .नि . 641( अ). - महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ 
पठित धारा 124 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी 
(भर्ती, वरियता और पदोन्नति ) संशोधन विनियम 2016 को इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में अनुलग्नित किया गया है । 
2. उक्त संशोधन विनियम, कार्यालयी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से लागू होंगे । 

अनुसूची 
चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरियता और पदोन्नति ) (संशोधन ) विनियम, 2016 
महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 28 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पोर्ट आफ 
चेन्नै के बोर्ड के न्यासी मन्डल ने चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरियता और पदोन्नति ) विनियम, 2008 में संशोधन हेतु 
निम्नलिखित विनियम बनाता है: 
1. लघु शीर्ष और प्रारंभण : 
(i) ये विनियम चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरियता और पदोन्नति) विनियम, 2016 कहलाएँगे । 


(ii ) ये विनियम महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित केन्द्र सरकार के 
अनुमोदन के बाद , भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से लागू होंगे । 
2. चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरियता और पदोन्नति ) विनियम , 2008 में , विनियम 30 में "निर्णय के लिए " शब्द के बाद 
प्रावधान हेतु अंत में "जिसका निर्णय अंतिम व बाध्य हो ” शब्दों को शामिल किया जाएगा । 


[ फा . सं. एच - 11011 / 1 / 2012 -पीई -I] 

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव 


3272 GI/2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II— SEC . 3 (1)] 


पाद टिप्पणी: 

(i) Ha afya : - f .7 Hace 2009, H .CHT. . F . 17(31) Ħ Ta 6147 À yohifta Tatate gre 

cher (HA , ARUN BY YG vifa ) faf4H 2008 
(ii ) . . 3TFERLEHT 141.GL.A . FI. 834 (31) Pa.22 TCER 2011 , # JEST PÄgnea Aftur | 
(iii) ut.U. ztferdght fa . 25 Ride 2013, H .HT.FT. RT. 674 (37) 


MINISTRY OF SHIPPING 


( PORTS WING ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 30th June , 2016 


G . S . R . 641(E ). — In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) of Section 124 , read with 
Sub -section (1 ) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963), the Central Government 
hereby approves the Chennai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Amendment 
Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Chennai and are set out in the Schedule 
annexed to this Notification . 


2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this 
notification in the OfficialGazette . 


SCHEDULE 


Chennai Port Trust 


CHENNAI PORT TRUST EMPLOYEES (RECRUITMENT, SENIORITY AND PROMOTION ) 

( AMENDMENT) REGULATIONS , 2016 


In exercise of the powers conferred under Section 28 of theMajor Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 
1963), the Board of Trustees of the Port of Chennai hereby makes the following Regulations further to amend 
the Chennai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Regulations, 2008 namely : 
1 . Short Title and Commencement: 


(i) 


These Regulations may be called as Chennai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and 
Promotion ) Amendment Regulations, 2016 . 


( ii ) 


They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government 
as required under the provisions of Sections 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in 
the Gazette of India . 


In the Chennai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Regulations, 2008 , in 
Regulation 30 , at the end of the provision after the words “ for a decision ” , the words, “ whose decision thereon 
shall be final and binding” shall be added . 


[F . No. H - 11011/01/2012 -PE -I] 


BARUN MITRA, Jt. Secy . 


Foot Note : Principal Regulations – Chennai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) 

Regulations, 2008 published in the Gazette of India vide GSR No. 17 (E ) dated 7th January 2009 
and subsequently amended vide 
(i) GSR No. 834 ( E ), dated the 22nd November, 2011. 
(ii) GSR No. 674 (E ), dated the 25th September 2013. 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 30 जून, 2016 


सा . का .नि . 642( अ). - महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उप धारा ( 1 ) के साथ 
पठित धारा 124 की उप धारा (1 ) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार – विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट 
के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) संशोधन विनियम 2016 को अनुमोदन 
देता है और जो , यह अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में बयान करता है । 


2. उक्त संशोधन विनियम , कार्यालयी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से लागू होंगे । 

अनुसूची 

विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट 
विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 


महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 28 ( 1963 का 38 ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
विशाखापट्टणम पोर्ट के न्यासी मंडल – विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियम 2009 में आगे 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: : 


(1 ) 


( i) इन विनियमों को “विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) संशोधन विनियम 
2016 ” कहा जाएगा । 


( ii ) ये विनियम महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 एवं 132 के प्रावधानों के तहत 
अपेक्षानुसार, सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे । 


( 2 ) 


विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियम 2009 में , विनियम 30 में , प्रावधान के 
अंत में “निर्णय के लिए ” शब्दों के बाद “जिन का निर्णय अंतिम एवं अनिवार्य शब्द जोड़ा जाए । 


[ फा . सं. एच - 11011 / 01 / 2012 - पीई - I] 

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमों को सा . का.नि . संख्या 601 ( अ) में दि. 27 - 08 - 2009 को प्रकाशित किया गया, तत्पश्चात इनके 

द्वारा संशोधित किया गया कि : 
(i) सा. का.नि. संख्या 601 ( अ), दि. 27. 08.2009 
(ii) सा. का .नि. संख्या 396 ( अ), दि. 14. 06.2013 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 30th June , 2016 


G .S . R . 642 ( E ). — In exercise of the Powers conferred by Sub -section (1 ) of Section 124 , read with 
Sub -section (1 ) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ), the Central Government 
hereby approves the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) 
Amendment Regulations 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and are set out 
in the Schedule annexed to this Notification . 


2 . The said Amendment Regulations shall come into force on the date of Publication of this 
notification in the Official Gazette . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(i)] 


SCHEDULE 

VISAKHAPATNAM PORT TRUST 
Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) 

Amendment Regulations, 2016 
In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 , ( 38 of 1963), 
the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam hereby makes the following regulations further to amend 
the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Amendment Regulations, 
2009 namely: 

1. (i) These Regulations may be called as the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, 

Seniority and Promotion ) Amendment Regulations , 2016 . 
(ii ) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central 
Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts 

Act, 1963 in the Gazette of India . 
2 . In the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Amendment 

Regulations, 2009 , in Regulations 30, at the end of the provision after the words “for a decision", 
the words, “ whose decision thereon shall be final and binding ” shall be added . 

[ E. No. H- 11011 / 01/ 2012 - PE-I] 

BARUN MITRA , Jt. Secy . 
Foot Note : Principal Regulations published vide GSR No.601 (E ) dated 27.08 .2009 and 

subsequently amended vide : 
1. G.S. R. No.601 ( E), dated 27.08 .2009. 
2. G. S. R. No. 396 ( E), dated 14. 06. 2013. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 30 जून , 2016 


सा . का .नि . 643 ( अ). — महा पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1 ) के साथ 
पठित धारा 124 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार पारादीप पत्तन न्यास के न्यासी 
मंडल द्वारा बनाई गई और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दी गई पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता 
एवं पदोन्नति ) संशोधन विनियमावली, 2016 का अनुमोदन देती है । 
2. उक्त संशोधित विनियमावली इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी । 

अनुसूची 
पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016 

महा पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए , 
पारादीप पत्तन न्यास का न्यासी मंडल पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियमावली , 2011 
को फिर से संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है: 
1 . (i) इस विनियमावली का नाम पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) संशोधन 

विनियमावली, 2016 होगा । 
(ii ) यह विनियमावली महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 एवं 132 के उपबंधों के अंतर्गत 
आवश्यक केन्द्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी । 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. 

पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियमावली , 2011 के, विनियम - 30 के उपबंध के 
अंत में “किसी निर्णय के लिए " शब्दों के बाद “जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ” जोड़ा जाएगा । 

[ फा . सं. एच - 11011 / 01 / 2012 - पीई - I ] 

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली भारत के राजपत्र में दि. 12 मई, 2011 के सा . का . नि . 386 ( अ) द्वारा प्रकाशित की गई 

थी । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 30th June , 2016 


G . S . R . 643 (E ). — In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) of Section 124 , read with 
Sub -section (1 ) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963), the Central Government 
hereby approves the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Amendment 
Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Paradip and are set out in the Schedule 
annexed to this Notification . 


2 . The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this 
notification in the OfficialGazette. 


SCHEDULE 


Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Amendment Regulations, 2016 


In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963), the 
Board of Trustees of the Port of Paradip hereby makes the following regulations further to amend the Paradip 
Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotions ) Regulations , 2011 , namely : 


1. (i) These Regulations may be called as the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority 

and Promotion ) Amendment Regulations, 2016 . 


( ii ) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government 
as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the 
Gazette of India . 


2 . In the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Regulations, 2011 , in 

Regulation 30 , at the end of the provision , after the words , " for a decision ” , the words, “ whose 
decision thereon shall be final and binding” shall be added . 


[ F. No. H-11011/ 01 / 2012 - PE-I] 


BARUN MITRA, Jt. Secy . 


Foot Note : Principal Regulations published vide G . S . R . 386 ( E ) dated 12th May , 2011. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 30 जून , 2016 


सा . का . नि . 644( अ ). — महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित 
धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मण्डल 
द्वारा बनाए गए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) संशोधन विनियम , 2016 को अनुमोदन करती है और इस 
अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में व्यक्त करती है । 

2. उक्त संशोधन विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(i)] 


अनुसूची 

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट 
कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) 

संशोधन विनियम, 2016 
महा पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 का 38 ) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचिन पोर्ट 
के न्यासी मण्डल एतद्द्वारा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियम , 2010 में और संशोधन के लिए 
निम्नलिखित विनियम बनाते हैं , जैसे कि : 

(i) इन विनियमों को कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम , 2016 कहा जा 

सकता है । 
(ii) ये विनियम भारत के राजपत्र में महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963, की धारा 124 एवं 132 के प्रावधानों के 

___ अंतर्गत यथा अपेक्षित केन्द्र सरकार के अनुमोदन के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे । 
2. कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति ) विनियम, 2010 के विनियम 30 में , प्रावधान के लिए अंत में 
“ एक निर्णय के लिए " शब्दों के बाद “ इस पर जिनके निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ” शब्दों को जोड़ा जाएगा । 

[ फा . सं. एच -11011 / 01 / 2012 - पीई - I] 

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी : - मुख्य विनियम सा. का.नि . संख्या 862( अ) दिनांक 28 - 10 - 2010 के अनुसार प्रकाशित । 
तत्पश्चात् सा. का.नि . संख्या 849 ( अ) दिनांक 25 - 10 - 2014 के अनुसार संशोधित । 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th June, 2016 
G. S. R. 644 ( E). - In exercise of the powers conferred by Sub-section (1 ) of Section 124, read with 
Sub -section (1 ) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ), the Central Government 
hereby approves the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Amendment 
Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the port of Cochin and set out in the Schedule annexed 
to this Notification . 

2 . The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this 
notification in the Official Gazette . 

SCHEDULE 

COCHIN PORT TRUST 
Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) 

___ Amendment Regulations, 2016 
In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963), the 
Board of Trustees of the Port of Cochin hereby makes the following regulations further to amend the Cochin 
Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Regulations, 2010 – namely: 
1 . (i) These Regulations may be called as the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority 

and Promotion ) Amendment Regulations, 2016 . 
( ii ) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government 

as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 inthe 

Gazette of India . 
2 . In the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Regulations, 2010 , in 

Regulation 30 , at the end of the provision after the words “ for a decision", the words, “ whose decision 
thereon shall be final and binding " shall be added . 

[ E. No. H-11011/01/ 2012 - PE-I] 

BARUN MITRA, Jt. Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Foot Note :- Principal Regulations published vide GSR No. 862( E ) dates 28 . 10 .2010 Subsequently amended 

vide G. S . R. No . 849 ( E) dt. 25 - 10 - 2014 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 30 जून, 2016 
सा . का .नि . 645 ( अ). – केन्द्र सरकार, महा पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) 
के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा 
बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरीयता व पदोन्नति ) 
संशोधन विनियम 2016 का अनुमोदन करती है । 
उक्त संशोधन विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 

अनुसूची 

नव मंगलूर पत्तन न्यास 
नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 
महा पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , नव मंगलूर पत्तन 
न्यास का न्यासी मंडल नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता व पदोन्नति ) विनियम , 1980 में फिर से संशोधन करते हुए 
निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : 
1. ( i) इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता व पदोन्नति ) संशोधन विनियम 2016 कहा जाएगा । 

(ii ) वे महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 व 132 के प्रावधानों के अधीन अपेक्षित केन्द्र सरकार के अनुमोदन के 

भारत का राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता व पदोन्नति) विनियम 2009 के विनियम 30 प्रावधान के अंत में “निर्णय हेतु " शब्दों 
के बाद “जिनका निर्णय अंतिम व बाध्य होगा ” शब्द जोड़े जाएं । 

[ फा . सं. एच - 11011 / 01 / 2012 - पीई - I] 

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 27.3.1980 को सा . का. नि सं0 156 ( अ ) में प्रकाशित थे और बाद के संशोधन इस प्रकार है : 
1. सा . का .नि . सं. 1041( अ) दिनांक 05.12.1989 

17. सा . का .नि . सं. 334( अ) दिनांक 04.06.1998 
2. सा . का. नि. सं. 940( अ) दिनांक 07.12.1990 

18. सा. का.नि . सं. 658 ( अ) दिनांक 05 . 11.1998 
3. सा . का .नि. सं. 92 ( अ ) दिनांक 27 .02. 1991 

19. सा. का. नि . सं. 667 ( अ) दिनांक 10.11. 1998 
4. सा . का. नि . सं . 658 ( अ ) दिनांक 31. 10.1991 

20. सा . का .नि. सं. 688( अ ) दिनांक 19.11.1998 
5. सा . का. नि. सं. 659( अ) दिनांक 18.11.1991 

21. सा . का . नि . सं. 717 ( अ ) दिनांक 03.12. 1998 
6. सा . का .नि. सं. 23 ( अ ) दिनांक 15. 01. 1993 

22. सा . का .नि . सं. 755( अ ) दिनांक 18. 12. 1998 
7. सा . का. नि . सं. 530 ( अ ) दिनांक 03.08.1993 

23. सा . का. नि . सं. 777 ( अ ) दिनांक 30.12. 1998 
सा. का. नि. सं. 454 ( अ) दिनांक 12.05 .1994 

24 . सा . का. नि . सं. 85 ( अ ) दिनांक 10.02 .1999 
9. सा . का .नि. सं. 15 ( अ ) दिनांक 09. 01. 1996 

25. सा. का. नि . सं. 86 ( अ ) दिनांक 10.02. 1999 
10. सा. का.नि. सं. 257( अ ) दिनांक 27.06. 1996 

26. सा. का .नि. सं. 90 ( अ ) दिनांक 10.02.1999 
11. सा. का .नि . सं. 289 ( अ) दिनांक 27. 06 .1996 

27. सा. का. नि . सं. 297( अ) दिनांक 29. 04 . 1999 
12. सा . का. नि . सं. 135( अ ) दिनांक 06.03. 1997 

28. सा . का. नि . सं. 325( अ) दिनांक 10 . 05 .1999 
13. सा . का .नि. सं. 136( अ ) दिनांक 06.03. 1997 

29. सा . का .नि. सं. 350( अ ) दिनांक 14.05.1999 
14. सा. का.नि . सं. 384 ( अ) दिनांक 10. 07 .1997 

30. सा. का .नि. सं. 365 ( अ ) दिनांक 19.05.1999 
15 . सा . का. नि. सं. 429( अ) दिनांक 29. 07 .1997 

31 . सा. का. नि. सं. 366( अ) दिनांक 19. 05 . 1999 
16 . सा . का .नि . सं. 471( अ) दिनांक 19.08.1997 

32. सा. का. नि . सं. 418( अ ) दिनांक 08.06.1999 


0 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3(i)]] 


33. सा . का. नि. सं. 587( अ ) दिनांक 12.08. 1999 
34. सा . का. नि . सं. 595 ( अ ) दिनांक 18.08. 1999 
35 . सा. का.नि. सं. 4( अ ) दिनांक 01.01.2000 
36. सा . का. नि. सं. 8( अ ) दिनांक 01 .01.2000 
37 . सा . का .नि . सं. ( अ) दिनांक 01 .01.2000 
38. सा . का .नि . सं. 10( अ ) दिनांक 01. 01.2000 
39. सा. का.नि . सं. 105 ( अ) दिनांक 10.02.2000 
40. सा. का.नि . सं. 130 ( अ) दिनांक 16.02.2000 
41 . सा . का .नि . सं. 131 ( अ ) दिनांक 16.02.2000 
42 . सा . का. नि. सं. 232( अ) दिनांक 08. 03 . 2000 
43. सा. का.नि . सं. 512( अ) दिनांक 31. 05 .2000 
44 . सा . का .नि . सं. 557( अ) दिनांक 22 . 06 .2000 
45 . सा . का .नि . सं. 728 ( अ ) दिनांक 18.09.2000 
46. सा . का. नि. सं. 729( अ ) दिनांक 18 .09.2000 
47. सा . का. नि . सं. 776 ( अ ) दिनांक 06. 10.2000 


48. सा. का.नि . सं. 777 ( अ) दिनांक 06 .10.2000 
49. सा . का.नि . सं. 857 ( अ) दिनांक 09. 11.2000 
50. सा. का. नि. सं. 365( अ) दिनांक 16.05.2001 
51. सा. का. नि . सं. 318( अ) दिनांक 02. 05 .2002 
52. सा . का .नि. सं. 846 ( अ) दिनांक 28.10.2003 
53. सा . का.नि . सं. 282( अ ) दिनांक 23. 04.2004 
54. सा . का .नि. सं. 406( अ ) दिनांक 16. 06.2005 
55 . सा . का.नि . सं. 468( अ ) दिनांक 12. 07.2005 
56. सा. का .नि . सं. 48( अ ) दिनांक 03.02.2006 
57. सा . का .नि . सं. 242( अ) दिनांक 24.04. 2006 
58. सा. का.नि . सं. 463( अ) दिनांक 04. 08 .2006 
59. सा. का. नि . सं. 75 ( अ) दिनांक 05.02.2009 
60. सा . का. नि . सं. 77 ( अ ) दिनांक 06.02.2009 
61. सा . का. नि . सं. 393( अ) दिनांक 16.05 .2014 
62. सा. का. नि . सं. 626( अ) दिनांक 28.08.2014 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th June , 2016 
G .S . R . 645 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 124 , read with sub 
section ( 1 ) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963, ( 38 of 1963) , the Central Government hereby 
approves the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Amendment 
Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of New Mangalore and are set out in the Schedule 
annexed to this Notification . 

2 . The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in 
the OfficialGazette . 

SCHEDULE 

NEW MANGALORE PORT TRUST 
New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Amendment Regulations, 2016 

___ In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ) , the 
Board of Trustees of the Port of New Mangalore hereby makes the following regulations further to amend the 
New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Regulations, 2009 , namely: 
(i) These Regulations may be called as the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority 
and Promotion ) Amendment Regulations, 2016 . 
( ii ) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as 
required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trust Act, 1963 in the Gazette of India . 
1. In the New Mangalore port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Regulations, 2009, 
in Regulation 30 , at the end of the provision after the words “ for a decision ” , the words, “ whose decision 
thereonshall be final and binding " shall be added . 

[ F. No. H- 11011/01 / 2012 - PE- I] 

BARUN MITRA, Jt. Secy . 
Foot Note : Principal Regulations published vide GSR No. 156 (E ) dated 27 .3. 1980 and subsequently 

amended vide : 
1 . G. S. R. No . 1041 ( E) dtd. 05 . 12.1989 

G . S . R . No . । 

dtd. 31 . 10. 1991 
G .S . R. No. 940 ( E ) dtd. 07.12. 1990 

G.S. R. No. 659( E ) dtd . 18. 11 .1991 
G. S. R. No . 92 ( E) dtd . 27. 02 .1991 

G.S. R. No. 23 ( E ) dtd. 15. 01. 1993 


[ ATT II - OUS 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


dtd . 03 .08 . 1993 


35. 


dtd . 12 .05 .1994 
dtd . 09 .01. 1996 
dtd . 27 .06 . 1996 


16 . 


G .S . R . No. 530 (E ) 
G .S . R . No. 454 (E ) 
G . S.R . No. 15 (E ) 
G .S .R . No. 257 (E ) 
G .S . R . No. 289 ( E ) 
G . S. R . No. 135 (E ) 
G .S .R . No. 136 (E ) 
G .S .R . No. 384(E ) 
G .S .R . No. 429 (E ) 
G . S .R . No. 471 (E ) 
G .S . R . No. 334 (E ) 
G .S .R . No. 658 (E ) 
G . S.R . No. 667(E ) 
G . S .R . No. 688 (E ) 
G .S . R . No. 717 ( E ) 
G .S. R . No. 755 (E ) 
G .S .R . No. 777(E ) 
G . S.R . No. 85 (E ) 
G .S .R . No. 86 ( E ) 
G .S .R . No. 90 (E ) 
G .S. R . No. 297 (E ) 
G .S.R . No. 325(E ) 
G .S .R . No. 350 ( E ) 
G .S .R . No. 365 (E ) 
G .S . R . No. 366 ( E ) 
G .S .R . No. 418 (E ) 
G .S. R . No. 587 ( E ) 
G .S .R . No. 595 (E ) 


dtd . 27 .06 . 1996 
dtd . 06 .03. 1997 
dtd . 06 .03. 1997 
dtd . 10 .07 . 1997 
dtd . 29 .07 . 1997 
dtd . 19.08 . 1997 
dtd . 04 .06 . 1998 
dtd . 05 . 11.1998 
dtd . 10 . 11. 1998 
dtd . 19 . 11 . 1998 
dtd . 03 . 12 . 1998 
dtd . 18 .12 . 1998 
dtd . 30 . 12 . 1998 
dtd . 10 .02 . 1999 
dtd . 10 . 02 . 1999 
dtd . 10 .02 . 1999 
dtd . 29 .04. 1999 
dtd . 10.05. 1999 


G .S.R . No. 4(E ) 
G .S.R . No. 8(E ) 
G .S.R . No . 9(E ) 
G .S.R . No. 10 (E ) 
G .S.R . No. 105 (E ) 
G .S.R . No. 130 (E ) 
G .S.R . No. 131(E ) 
G .S.R . No. 232(E ) 
G .S.R . No . 512(E ) 
G .S.R . No . 557 (E ) 
G .S.R .No. 728 (E ) 
G .S.R . No . 729(E ) 
G .S.R . No . 776 (E ) 
G .S.R . No. 777 (E ) 
G .S.R . No . 857(E ) 
G .S.R . No. 365 (E ) 
G .S.R . No. 318(E ) 
G .S.R . No . 846 (E ) 
G .S.R . No. 282(E ) 
G .S.R .No. 406 (E ) 
G .S.R .No. 468 (E ) 
G .S.R . No. 48 (E ) 
G .S.R . No. 242(E ) 
G .S.R . No. 463(E ) 
G .S.R . No . 75 (E ) 
G .S.R .No. 77(E ) 
G .S.R . No. 393(E ) 
G .S.R . No. 626 ( E ) 


dtd. 01.01. 2000 
dtd . 01.01.2000 
dtd . 01.01.2000 
dtd . 01.01. 2000 
dtd . 10 .02 . 2000 
dtd . 16 .02 . 2000 
dtd . 16 . 02 .2000 
dtd . 08 .03.2000 
dtd . 31.05. 2000 
dtd . 22.06 .2000 
dtd . 18 .09 .2000 
dtd . 18 . 09 .2000 
dtd . 06 . 10 .2000 
dtd . 06 . 10 .2000 
dtd . 09 . 11 .2000 
dtd . 16 .05 .2001 
dtd . 02 .05 .2002 
dtd . 28 . 10 .2003 
dtd . 23 .04 .2004 
dtd . 16 .06 .2005 
dtd . 12 .07 .2005 
dtd . 03.02.2006 
dtd . 24 .04 .2006 
dtd . 04 .08 .2006 
dtd .05.02.2009 
dtd . 06 .02. 2009 
dtd . 16 .05 . 2014 
dtd . 28 .08 . 2014 


dtd . 14 . 05 . 1999 


dtd . 19 .05 . 1999 
dtd . 19 .05 . 1999 
dtd .08 . 06 .1999 
dtd . 12 .08 . 1999 
dtd . 18 .08 . 1999 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 


